. . 


. . 


. 


FARMI 


. . " 


. . 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 ज्येष्ठ , 1938 ( श० ) 


संख्या - 370 


राँची, शुक्रवार , 


2 जून , 2017 ( ई० ) 


ग्रामीण विकास विभाग 

(पंचायती राज ) 


अधिसूचना 
1 जून , 2017 


संख्या - 1 स्था (वि०) 123/ 2016-1963 -- मनरेगा अंतर्गत कार्यरत रोजगार सेवका प्रखण्ड 
कार्यक्रम पदाधिकारी एवं दलपति को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के संदर्भ में अधिकतम उम्र 
सीमा में छूट देने हेतु झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति , सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली (संशोधित ) 
2014 की कंडिका - 7 में विभागीय अधिसूचना संख्या 132 दिनांक 13 जनवरी, 2017 सह पठित 
झारखंड गजट असाधारण अंक संख्या 110 दिनांक 30 फरवरी, 2017 द्वारा अपेक्षित प्रावधान किए 
गए है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 2 जून, 2017 
उपरोक्त अधिसूचना द्वारा प्रावधानित नियमावली की कंडिका 7 ( ii) ( क) के उदाहरण के 
क्रमांक - 4 में अंकित झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी (अनारक्षित , अत्यंत पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची 
- 1) एवं पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची –2) के स्थान पर महिला ( अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग) 
प्रतिस्थापित किया जाता है | 


संदर्भित अधिसूचनाओं के अन्य प्रावधान यथावत रहेगे | 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


एन०एन० सिन्हा, 
अपर मुख्य सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 370 -- 500 


